निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 551 ) पटना , सोमवार , 9 अगस्त 2010 


ऊर्जा विभाग 


- - - - - 


अधिसूचनाएं 


29 जुलाई 2010 


सं0 प्र - 1 / रा० - स्था० - 16 / 2009 - 18 - 3115 — श्री प्रभात कुमार राय, सदस्य ( उत्पादन ), जो बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं तथा सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण ) के भी प्रभार में हैं , को 
सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण ), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. वे पूर्ववत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेगें । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


29 जुलाई 2010 


सं0 प्र - 1 / रा० - स्था० - 16 / 2009 - 19 - 3115 — श्री ललन प्रसाद, सेवा - निवृत कार्यकारी निदेशक , सुपर 
थर्मल पावर स्टेशन , तालचर ( एन0टी0पी0सी0 ) को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले दो वर्ष के लिए 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अगस्त 2010 
अथवा 65 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने तक, जो पहले हो , संविदा के आधार पर सदस्य ( उत्पादन) बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


2. उनकी नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण अलग से किया जाएगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


29 जुलाई 2010 


सं0 प्र -1 / रा० – स्था० - 16 / 2009 - 20 - 3115 — श्री टुनटुन झा , सेवा -निवृत मुख्य अभियंता , बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले दो वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने 
तक , जो पहले हो , संविदा के आधार पर सदस्य ( संचरण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता 


है । 


2. उनकी नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण अलग से किया जाएगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


